निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
ABO) पटना, भार1937 CARRY 2000 


26 भाद्र 1931 ( श० ) 
( सं0 पटना 480 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 सितम्बर 2009 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

30 मार्च 2009 
सं0 1 / व 3 - 173 / 07 उ0शि0 - 274 – श्रीमती आशा सिंह , प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय , 
गर्दनीबाग , पटना - 2, दिनांक 31 मार्च 2009 को सेवा -निवृत हो रही हैं । उनके सेवा -निवृत होने के पश्चात् 
श्रीमती वसुन्धरा सिन्हा, व्याख्याता , गृह विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना- 2 को अपने ही 
वेतनमान में प्रभारी प्राचार्या के रूप में अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से कार्य सम्पादन करने हेतु प्राधिकृत 
किया जाता है तथा निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी भी घोषित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओंकार नाथ आर्य, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 480 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


